सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

17 पौष , 1937 ( श० ) 
संख्या 17 राँची, गुरुवार 

1 जनवरी , 2016 ( ई०) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | 


अधिसूचना 


1 जनवरी, 2016 
संख्या - 12 / रिनपास- 02 - 06 / 2012 ( खण्ड) - 03 ( 12 ) स्वा0 ,.. निदेशक , रिनपास, काँके , राँची के पद पर 
नियमित नियुक्ति निमित् प्रधान सचिव, स्वास्थय , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची 
की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के आहूत बैठक दिनांक 20 नवम्बर , 2015 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के 
आधार पर शैक्षणिक, योग्यता एवं अन्य आर्हताएँ निम्नरूपेण निरूपित किया जाता है: 

1. Educational Qualification : The candidate should possess recognized Post Graduate 

medical degree in the field of Psychiatry or Neuro Sciences or Allied Sciences. 
2 - Experience : 

(a) At least 21 years experience in the medical profession including minimum of 7 
years of teaching experience as Professor of Psychiatry or Neuro Sciences or Allied 
specialities. 

(b ) Adequate administrative experience as Head of medical institution or Head of 

Department . 
3 . Age : (i) The age of candidate should not exceed 62 years on the date of advertisement . 

( ii ) The tenure of the post will be for a period of 5 years or upto 65 years of age whichever 


PS 


is earlier . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 7 जनवरी, 2016 


COMMITTEE FURTHER RECOMMENDED THE FOLLOWING : 
(i) Appointment should be open for deputation basis also . 
( ii) Copy of advertisement should be sent to the Armed Force Medical Colleges and all the 

States/UTs/ concerned Chief Secretaries for necessary action . 
प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

के0 विधासागर , 
सरकार के प्रधान सचिव | 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 17 - 50 | 


